रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


MES 


ANAJU 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3925 ] 
No. 3925] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 6 , 2019 / अग्रहायण 15 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2019 / AGRAHAYANA 15, 1941 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

शुद्धि पत्र 
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019 

अधिसूचना सं . 34 / 2015 - 20 
विषयः अधिसूचना सं. 31 / 2015 - 2020 दिनांक 13 नवम्बर , 2019 का शुद्धि पत्र 

का . आ . 4370 ( अ ). — विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि अधिसूचना सं . 31 / 2015 - 2020 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 जिसे भारत के राजपत्र 
असाधारण में सं. का. आ . 4097( अ ) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था उस तिथि से प्रभावी होगी जिस 
तिथि को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त ( सं . 2) अधिनियम 2019 (वर्ष 2019 का 23) की धारा 88 ( ख ) को 
अधिसूचित किया जाएगा । इस प्रकार अधिसूचना सं. 31 / 2015 - 20 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को वित्त अधिनियम की पांचवी 
अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन को अधिसूचित किए जाने तक लागू नहीं 
किया जाएगा । 
इस अधिसूचना का प्रभावः अधिसूचना सं. 31 / 2015 - 2020 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को लागू करने की तिथि को बाद में 
अधिसूचित किया जाएगा । 
इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है । 


[ फा . सं. 01 / 89 / 180 / 11 / एएम - 17 / पीसी - 2क ] 

अमित यादव , महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 
टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं . 36 / 2015 - 2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में सं. का . आ . 

172 ( अ ) दिनांक 17 जनवरी, 2017 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा इसे अधिसूचना सं. 31 / 2015 - 2020 दिनांक 
13 नवम्बर, 2019 के तहत संशोधित करके सं. का . आ . 4097 ( अ ) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र 
असाधारण में प्रकाशित किया गया था । 


6284 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 6th December, 2019 

Notification No. 34 /2015 - 2020 
Subject : Corrigendum to Notification No. 31/ 2015 -2020 dated 13th November, 2019 . 

S . O . 4370 ( E ). — In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & 
Regulation ) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 2 .01 of the Foreign Trade Policy , 
2015 -2020 , the Central Government hereby notifies that the Notification No. 31/ 2015 - 2020 , dated 
13th November, 2019 and published in the Gazette of India , Extraordinary vide number S .O . 4097 (E ) dated 
13th November, 2019 shall be effective from the date on which Section 88 (b ) of the Finance (No. 2) Act, 
2019 (23 of 2019 ) is notified by the Department of Revenue, Ministry of Finance , Government of India. 
Hence, the Notification No. 31/ 2015 - 20 dated 13th November, 2019 is not effective till amendment of First 
Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the Fifth Schedule to the Finance Act is notified . 
Effect of this Notification : The date on which the Notification No. 31/ 2015 - 2020 dated 13th November, 2019 
will come into effect shall be notified later . 
This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry . 

[ F . No . 01/89/ 180 /11/ AM - 17 / PC -2A ] 
AMIT YADAV , DirectorGeneral of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy . 
Note : The principal notification No . 36 /2015 - 2020 , dated the 17th January , 2017 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary vide number S .O . 172 ( E ), dated the 17th January , 2017 and amended 
vide Notification No. 31/2015 - 2020 , dated 13th November, 2019 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary vide number S . O . 4097 ( E ) , dated 13th November, 2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


MANOJ Digitally signed 

by MANOJ 
KUMAR KUMAR VERMA 

Date : 2019 .12 .09 
VERMA 19:36:02 +05:30 


